निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 39 


7 आश्विन , 1932 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

29 सितम्बर 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-5 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


सूचनाएं 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 29 सितम्बर 2010 


, 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक 


सूचनाएं 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

15 सितम्बर, 2010 
सं 0 ई2-2-018 / 2010-19 - वित्त विभाग के पत्रांक 7815, दिनांक 21 दिसम्बर 1993 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में श्री श्यामानन्द 
शर्मा, बिहार प्रशासनिक सेवा उप निर्वाचन पदाधिकारी, बांका की दिनांक 17 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2010 तक कुल 26 ( छब्बीस) दिनों की 
प्रभार रहित अवधि की सेवा को निम्न प्रकार से विनियमित किया जाता है: 

17 दिसम्बर 2009 से 20 दिसम्बर 2009 तक -पारगमन अवधि के रूप में । 
21 दिसम्बर 2009 से 15 जनवरी 2009 तक -पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

आर ० के ० प्रसाद , 
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार 

-सह - सरकार के उप सचिव । 


1 . 


2 . 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन) 


अधिसूचनाएं 


6 अगस्त 2010 


सं 0 IV / स्था o( रा0)ई - 804 / 2009-2278 श्री अरूण कुमार सिंह, निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , मुंगेर प्रमण्डल , 
मुंगेर, अतिरिक्त प्रभार निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर तथा श्री दशमी राम, निबंधन कार्यालयों के 
निरीक्षक, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के दिनांक 31 जुलाई 2010 को वार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप निम्नांकित पदाधिकारियों 
को उनके अपने प्रभार के साथ - साथ निम्नरूपेण उनके नाम के सामने अंकित निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक का अतिरिक्त 
प्रभार प्रदत्त किया जाता है 


क ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम / पदनाम 


अतिरिक्त प्रभार 


1 


2 


3 


1 


श्री शेखर नीलम कुमार, 
निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , 
मगध प्रमण्डल , गया 


निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , मुंगेर प्रमंडल , मुंगेर एवं 
निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , भागलपुर प्रमण्डल , 
भागलपुर । 


निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ । 


N 


श्री मणिभूषण प्रसाद, 
निबंधन कार्यालयों के निरीक्षक , 
सारण प्रमण्डल , छपरा 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
अर्जुन प्रसाद , अपर सचिव । 


बिहार गजट , 29 सितम्बर 2010 


3 


23 जुलाई 2010 
सं ० IV / स्था o( रा ०) ए1-111 / 2010-2124 - रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) की धारा -6 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अभ्यर्थियों को , ( जो बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 
7 ए / सं0 प्र 0 प0-01-21 / 2007-48, दिनांक 26 मई 2010 के आलोक में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 48 वीं से 52 वीं 
संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अवर निबंधक (बिहार निबंधन सेवा) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित है) उनके 
पदग्रहण की तिथि से वेतनमान रू 0 6500-10,500 ( अपुनरीक्षित) रू0 9,300-34,800 ग्रेड - पे रू 0 4,800 (पुनरीक्षित) में, अन्य 
भत्ता के साथ अवर निबंधक के पद पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त करते हैं : 


1 


श्री ब्रिज बिहारी शरण 


2 


श्री धनन्जय कुमार राव 
श्री मणि रंजन 


3 


4 


5 


श्री पंकज कुमार झा 
श्री कपिल किशोर लाल 
श्री गोपेश 

कुमार 

चौधरी 
श्री तारकेश्वर पाण्डेय 


6 


7 


8 


श्री गिरीश चन्द्र 


9 


श्री बिनय सौरभ 


10 


श्री उमा शंकर 


11 


12 


13 


14 


सुश्री स्वीटी सुमन 
श्री सुमेश्वर कुमार 
श्रीमती सीमा कुमारी 
श्री राकेश कुमार 
श्री अमरेन्द्र कुमार 
श्री बिनय कुमार 
श्री विनय कुमार प्रसाद 
श्री पंकज कुमार बसाक 


15 


16 


17 


18 


2. परीक्ष्यमान अवर निबंधक को बिहार जिला उप रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार (प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा ) 
नियमावली, 1974 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित परीक्ष्यमान अवधि के अन्दर सरकार द्वारा सौंपे गये दायित्वों के 
निर्वहन के अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली के परिशिष्ट -1 में विहित परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी । 

3. परीक्ष्यमान अवर निबंधक को बिहार जिला उप रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार ( प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) 
नियमावली, 1974 की कंडिका -24 के अनुसार प्रशिक्षण हेतु निम्नप्रकार से उनके नाम के सामने अंकित जिला अवर निबंधक 
के साथ सम्बद्ध किया जाता है, जो विभागीय संकल्प सं0 2522 , दिनांक 13 अक्तूबर 2008 के अनुरूप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगें : 


4 


बिहार गजट , 29 सितम्बर 2010 


क्रम सं 0 


नाम 


गृह जिला 


प्रशिक्षण हेतु सम्बद्व कार्यालय 


1 


2 


3 


4 


01. 


श्री ब्रिज बिहारी शरण 


गया 


जिला अवर निबंधक , आरा 


02. 


श्री धनन्जय कुमार राव 


देवरिया ( उत्तर प्रदेश) 


जिला अवर निबंधक, गोपालगंज 


03. 


श्री मणि रंजन 


04. 


मुजफ्फरपुर 
मधुबनी 
अम्बेदकर नगर ( उत्तर प्रदेश ) 
दरभंगा 


श्री पंकज कुमार झा 
श्री कपिल किशोर लाल 
श्री गोपेश कुमार चौधरी 
श्री तारकेश्वर पाण्डेय 


05. 


जिला अवर निबंधक, सीतामढ़ी 
जिला अवर निबंधक , मुजफ्फरपुर 
जिला अवर निबंधक, सारण 
जिला अवर निबंधक, मधुबनी 
जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर 
जिला अवर निबंधक , रोहतास 


06 . 


07. 


सारण 


08. 


श्री गिरीश चन्द्र 


जौनपुर ( उत्तर प्रदेश ) 
रोहतास ( सासाराम ) 


09 . 


श्री बिनय सौरभ 


जिला अवर निबंधक , गया 


10 . 


श्री उमा शंकर 


नवादा 


जिला अवर निबंधक, नालंदा 


11. 


नालंदा 


जिला अवर निबंधक, वैशाली 


12. 


नालंदा 


13. 


औरंगाबाद 


जिला अवर निबंधक , नवादा 
जिला अवर निबंधक, भागलपुर 
जिला अवर निबंधक, पटना 


14. 


औरंगाबाद 


सुश्री स्वीटी सुमन 
श्री सुमेश्वर कुमार 
श्रीमती सीमा कुमारी 
श्री राकेश कुमार 
श्री अमरेन्द्र कुमार 
श्री बिनय कुमार 
श्री विनय कुमार प्रसाद 
श्री पंकज कुमार बसाक 


15. 


सारण 


जिला अवर निबंधक, सिवान 


16. 


जहानाबाद 


जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद 


17. 


सिवान 


जिला अवर निबंधक, मोतिहारी 


18. 


किशनगंज 


जिला अवर निबंधक , अररिया 


। 


4. इनके वेतनादि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला अवर निबंधक, होंगे । 

5. नव नियुक्त परीक्ष्यमान अवर निबंधक संबंधित जिला निबंधक के समक्ष अपना योगदान देगें । योगदान के पश्चात् 
जिला अवर निबंधन कार्यालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेगें । तदुपरान्त बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान 
(विपार्ड ), वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ तथा मुख्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे । 

6. यह नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन बाद में 
करा लिया जायेगा तथा किसी प्रकार की त्रुटि / दोष पाये जाने पर नियुक्ति रद्द की जा सकेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, अपर सचिव । 


29 जून 2010 
सं ० IV / स्था 0 ( रा 0) / इ - 807 / 2010-1706— श्री अयाज अहमद खॉ , जिला अवर निबंधक , सीतामढ़ी को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था o ( रा0) / इ - 807 / 2010-1707— श्री श्रीराम, जिला अवर निबंधक, भागलपुर को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , सारण ( छपरा) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 29 सितम्बर 2010 


5 


सं ० IV / स्था o (राo) / ई - 807 / 2010-1708 — श्री अजय कुमार शर्मा, जिला अवर निबंधक, सारण (छपरा) को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , सीतामढ़ी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था ० ( रा0 ) / इ - 807 / 2010-1709 श्री देवेन्द्र पाठक , जिला अवर निबंधक, लखीसराय को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा0) / इ - 807 / 2010–1710 श्री चन्द्र प्रकाश, जिला अवर निबंधक, अरवल को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक जिला अवर निबंधक , लखीसराय के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० IV / स्था 0 ( रा0 ) / इ - 807 / 2010-1711 - श्री राकेश कुमार, अवर निबंधक , बाढ़, जिला - पटना को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अवर निबंधक , बिक्रमगंज , जिला- रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अर्जुन प्रसाद, संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 28-571 + 50 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


